रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


on 


PRORE 


स 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , जुलाई 10 , 2019 / आषाढ़ 19 , 1941 
NEW DELHI, WEDNESDAY , JULY 10 , 2019 /ASHADHA 19 , 1941 


सं . 2239] 
No. 2239 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 10 जुलाई , 2019 
का . आ . 2464 ( अ). — केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 

और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 3500 ( अ), दिनाकं 17. 07 . 2018 , जो भारत के राजपत्र, असाधारण , 
भाग II, खण्ड 3, उपखंड ( ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में NH21 के कि . मी . 190 . 000 
से कि . मी .310. 400 ( स्योगी पंडोह जिला मंडी हिमाचल प्रदेश ( H. P )) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने | चार 
लेन का बनाने , आदि ), अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन 
करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख " 26.07. 2018 " को 
" द ट्रिब्यून" और " दिव्य हिमाचल " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


3525 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3( ii )] 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय 
सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में NH21 के कि. मी . 190 . 000 से कि . मी .310 .400 (स्योगी पंडोह जिला मंडी हिमाचल 

प्रदेश ( H. P)) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


जिले का नाम: कुल्लू 


राज्य का नाम: हिमाचल प्रदेश 
क्रमिक | सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार 
संख्या 


भूमि की प्रकृति 


भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


भूमि का क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


2 


3 


4 


तालुक का नाम : भुंतर 
गांव का नाम: कशारी 


3832/ 3085 


निजी 


बाथल अब्बल 


||0. 0653 


विनोद कुमार पुत्र केदार गिर चेला महन्त 
गुमती गिर निवासी जिया । 
( ३८३२ / ३०८५ / १ / १ ) 


3882/ 2775 


निजी 


रोपा दोयम 


||0.007 


जगत राम पुत्र दौलत राम पुत्र मोती राम 
निवासी जिया । ( ३८८२ / २७७५ ) 


3890/ 2744 


निजी 


रोपा दोयम 


|| 0. 0097 


3892/ 2745 


| निजी 


निजी 


रोपा दोयम 


रोपा दोयम 


0.0091 


0 . 0091 


कुल भाग 216, भुपेन्द्र पुत्र नारायण सिहं 27 
भाग, नानक चन्द पुत्र दीन दयाल, 18 भाग । 
श्रीमती मैना देवी पुत्री सिन्धु 43 भाग , 
हेमराज पुत्र नानक चन्द 22 भाग। अजय 
कुमार पुत्र परस राम पुत्र ज्वालु 106 भाग। ( 
३८९० / २७४४ / १ ) 
कुल भाग 216, भुपेन्द्र पुत्र नारायण सिहं 27 
भाग , नानक चन्द पुत्र दीन दयाल , 
| 18 भाग । श्रीमती मैना देवी पुत्री सिन्धु 43 
भाग , हेमराज पुत्र नानक चन्द 
22 भाग । अजय कुमार पुत्र परस 
राम पुत्र ज्वालु 106 भाग। 
| ( ३८९२ / २७४५ ) 
कुल भाग 216, भुपेन्द्र पुत्र नारायण सिहं 27 
भाग, नानक चन्द पुत्र दीन दयाल, 18 भाग । 
श्रीमती मैना देवी पुत्री सिन्धु 43 भाग , 
हेमराज पुत्र नानक चन्द 22 भाग। अजय 
कुमार पुत्र परस राम पुत्र ज्वालु 106 भाग । 
( ३८९६ / २७४७ / २ ) 


3896/ 2747/ 2 


| निजी 


रोपा दोयम 


10. 0012 


3921/ 3040/ 2 


|| निजी 


रोपा अब्बल 


0. 0008 


कुल भाग 670, बालमुकुन्द पुत्र सागर पुत्र । 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


मान दास 270 भाग, राकेश कुमार पुत्र 
गिरिराज गिर चमला मीन्त गुमती गीर 56 
भाग , जोगी पुत्र तोतु पुत्र भादरु 335 भाग , 
बालमुकुन्द पुत्र सागर पुत्र मान दास 9 भाग 
निवासी जिया । 
( ३९२१ / ३०४० / २ ) 


| 3963/ 3894/ 2746 | निजी 


रोपा दोयम 


10 .0131 


कुल भाग 216, भुपेन्द्र पुत्र नारायण सिहं 27 
भाग, नानक चन्द पुत्र दीन दयाल, 18 भाग । 
श्रीमती मैना देवी पुत्री सिन्धु 43 भाग , 
हेमराज पुत्र नानक चन्द 22 भाग। अजय 
कुमार पुत्र परस राम पुत्र ज्वालु 106 भाग । ( 
३८९४ / २७४६ ) 


3996/ 3713/1 


|निजी 


निजी 


बाथल सोयम 0.017 


बाथल सोयम 


|| 0 .017 


गोपाल कृष्ण पुत्र काहन दास पुत्र जमना दास 
निवासी फाटी ढालपूर । 
( ४०३१ / ३९९६ / ३७१३ / १ ) 


|| 4046/ 3938/ 2771 निजी 


गै0 मु0 कुहल 


0. 0026 


कुल भाग 360, धन राज गिर चेला केदार 
गिर , चेला महन्त गुमती गिर 1 भाग श्रीमती 
रामी देवी , गोदावरी , प्रेमा देवी, रुपा देवी , 
दामोदरी पुत्री महन्त गुमती गिर चेला राम हेत 
गिर भाग बराबर 50 भाग , रेहित पुत्र व 
श्रीमती राजो देवी पुत्री मीन्त गुमती गिर 10 
भाग , राज्य सरकार 289 भाग, वरुण कुमार 
पुत्र सुरेन्द्र कुमार पुत्र नामालुम 10 भाग 
निवासी जिया । ( ४०४६ / ३९३८ २७७१ ) 


गांव का नाम: शीलीहार 


9035 


निजी 


बाथल सोयम गै0 
मु0 ढेक 


0. 0419 


जगत राम पुत्र श्रीमती बोहरी देवी विध्वा बेली 
राम पुत्र नामालुम निवासी शिल्हीहार । ( 
|९०३५/ १ ) 


तालुक का नाम : कुल्लू 


गांव का नाम: तलोगी 


846/ 2 


|निजी 


निजी 


बाथल सोयम 


बाथल सोयम 


10.0413 


0.0413 


राम तिर्थ , सतीन्दर पाल पुत्रगण व श्रीमती 
निर्मला देवी पुत्री कैलाश , वीर सिहं पुत्र 
नामालुम भाग बराबर निवासी अखाड़ा बाजार 
फाटी ढालपूर । 
( ८४६ / २ / १ ) 


कुल 


10. 2090 


[ फा . सं. 11012/ 2/ 2014/LA/ PIU -SML/3A1 / 3D1] 


राजेश गुप्ता , उप सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — SEC . 3 (ii ) 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 10th July , 2019 
S. O . 2464 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways, , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section ( ii ) issued under sub - section 
( 1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956 ) vide notification no . S . O . 3500 ( E ) dated 17 .07.2018 
(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for building (widening/four -laning, etc.), maintenance , management and 
operation of NH21 on the stretch of land from Km . 190 .000 to Km . 310 .400 ( Sayogi Pandoh Distt Mandi ( H . P )) in the 
district of KULLU in the state of HIMACHAL PRADESH . 

And whereas the substance of the said notification has been published in " The Tribune ” and “ Divya Himachal” 
both dated 26 . 07 . 2018 ; under sub - section (3 ) of section 3A of the said Act; 

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent 
Authority; 

And whereas, in pursuance of sub - section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred 
by the sub - section (1 ) of section 3D of the said Act, the CentralGovernment hereby declares that the land specified in the 
said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the CentralGovernment, free from all encumbrances. 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the NH21 in the stretch of land 
Km . 190 .000 to 310 .400 ( Sayogi Pandoh Distt Mandi ( H .P )) in the district of KULLU in the state of 

HIMACHAL PRADESH . 


District: KULLU 


State : HIMACHAL PRADESH 

Sl. Survey Number | Type of Land | 
No . 


Nature of 

Land 


Area in 
Hectare 


Name of the Land Owner /Interested 

Person 
Part Survey No. 


3 


4 


Taluk : Bhuntar 
Viilage : Kashauri 


3832 /3085 


Private 


Bathal Abbal 10 .0653 


Vinod Kumar s /o Kedar Gir Chela 
Mahant GumatiGir r /o Kashauri 
3832 / 3085 / 1/ 1 


3882 /2775 


Private 


Ropa Doyam 


||0.007 


3 


|| 3890 /2744 


Private 


Ropa Doyam 


0.0097 


Jagat Ram s/o Daulat Ram s/o Moti Ram 
3882 /2775 
Total Part 216 , Bhupender s /o Narayan 
Singh 27 share , Nanak Chand s/o Deen 
Dayal 18 share , Smt. Maina Devi d /o 
Sindhu , 43 share, Hem Raj s /o Nanak 
Chand 22 share , Ajay Kumar s/ o Paras 
Ram s/ o Jawalu 106 share . 
3890 /2744/ 1 
Total Part 216 , Bhupender s/o Narayan 
Singh 27 share , Nanak Chand s/ o Deen 
Dayal 18 share , Smt.Maina Devi d /o 
Sindhu , 43 share , Hem Raj s/o Nanak 
Chand 22 share, Ajay Kumar s/o Paras 


3892 /2745 


Private 


Ropa Doyam 


||0.0091 


[ ATT II - QU5 3 ( ii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Ram s / o Jawalu 106 share . 
3892/ 2745 


5 


| 3896 / 2747 /2 


Private 


Ropa Doyam 


||0 .0012 


Total Part 216 , Bhupender s/o Narayan 
Singh 27 share, Nanak Chand s/o Deen 
Dayal 18 share , Smt. Maina Devi d / o 
Sindhu , 43 share , Hem Raj s/o Nanak 
Chand 22 share , Ajay Kumar s/ o Paras 
Ram s/ o Jawalu 106 share . 
3896 / 2747 / 2 


6 


|| 3921 /3040 / 2 


Private 


Ropa Abbal 


Total Part 670 , Bal Mukund s/o Sagaru 
s/ o Man Dass 270 share , Rakesh Kumar 
s/o Giriraj Gir Chela Mahant Gumatigir 
56 share , Jogi s/o Totu s/o Bhadaru 335 
share , BalMukund s/o Sagaru s/o Man 
Dass 9 share r/ o Kashauri. 
3921/ 3040/2 
Total Part 216 , Bhupender s/o Narayan 
Singh 27 share , Nanak Chand s/o Deen 
Dayal 18 share , Smt. Maina Devi d /o 
Sindhu, 43 share , Hem Raj s/o Nanak 
Chand 22 share , Ajay Kumar s/ o Paras 
Ram s/ o Jawalu 106 share . 
3894 /2746 
Gopal Krishan s/o Kahan Dass s /o Jamna 
Dass r/o Sakan Fati Dhalpur. 
4031/3996 / 3713 / 1 


7 


| 3963 /3894 / 2746 || Private 


Ropa Doyam 


10 .0131 


3996 / 3713 / 1 


Private 


Private 


Bathal Soyam 


10 .017 


9 


4046 /3938/2771 


Private 


GairMumkin 
Kuhal 


||0 .0026 


Total Part 360 , DhanrajGir Chela 
Kedagir , Chela Mahant Gumati Gir 1 
Share ,Smt. Rami Devi , Godavari, Prema 
Devi, Roopa Devi, Damodari ds/ o 
Mahant Gumati Gir Chela Ram Het Gir 
equal share 50 Share , Rohit son & Smt. 
Rajo Devi d /o Mahant Gumati Gir 10 
Share State Govt, 289 Share , Varun 
Kumar s/o Surender Kumar s/ o Namalum 
10 Share r / o Kashauri 
4046 / 3938 /2771 


Viilage: Shillihar 


||9035 


Private 


Bathal Soyam , 
Gair Mumkin 
Dhek 


|| 0 .0419 


Jagat Ram s/ o Smt. Bohari Devi wd/o 
Beli Ram s/o Namalum r/o Shillihar . 
9035 / 1 


Taluk : Kullu 
Viilage: Talogi 


846 / 2 


Private 


Bathal Soyam 


10 .0413 


Ram Tirth , Satinder Pal sons & Smt. 
Nirmala Devi d /o Kelash , Vir Singh s/o 
Namalum equal Share r /o Akhara Bazar 
Fati Dhalpur. 
846 / 2 / 1 


TOTAL 


0 . 2090 


[ F . No. 11012 /2 /2014 /LA /PIU - SML / 3A3D1] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

Digitally signed by 
MANOJ KUMAR MANOJ KUMAR VERMA 
VERMA 

Date : 2019 .07 .11 


18 :51:59 + 05 30 


